रजिस्ट्री सं. डी .एल. - 33002/ 99 


REGISTERED No . D . L. - 33002 / 99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


दिल्ली राजापन 


संपन्यो 


Delhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 95 ] 
No. 95 ] 


दिल्ली , बृहस्पतिवार , जुलाई 24 , 2014/ श्रावण 2, 1936 
___ DELHI , THURSDAY , JULY 24, 2014/SHRAVANA 2, 1936 


[ रा.रा.रा. क्षे.दि . सं. 67 

IN. C. T. D . No. 67 


- 


- 


भाग - IV 
PART- - IV 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


गृह पुलिस ( II ) / स्थापना विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली, 24 जुलाई, 2014 
सं . फा . 8 / 305 / 2014 / गह पुलिस -II / 5613. - - गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना 
सं. 11011 / 2 / 74 - यूटीएल (i) दिनाँक 20 मार्च, 1974.) के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 की संख्या 2) की 
धारा 24 की उप - धारा ( 8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, उच्च न्यायालय , 
दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की ओर से एफ. आई. आर. संख्या 12 / 2013, धारा 420 / 175 / 120 B , 
465 / 468 / 471 भारतीय दंड संहिता, पुलिस स्टेशन लाहौरी गेट , दिल्ली , से उत्पन्न क्रि . एमसी संख्या 2072 / 2014 संचालित करने 
के लिये श्री राजीव मोहन, अतिरिक्त लोक अभियोजक को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करते हैं । कोई अतिरिक्त 
पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर, 
बी. के . तिवारी , उप - सचिव ( गृह ) 


2999 DG/ 2014 


_ __ 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV 


HOME ( POLICE- III)/ ESTABLISHMENT DEPARTMENT 

( NOTIFICATION 

Delhi , the 24th July, 2014 
No. F. 08 /305 /2014 /HP - 11/5613. — In exercise of the powers conferred by sub - section (8 ) of Section 24 of the 
Code of Criminal Procedure, 1973 ( 2 of 1974 ), read with the Government of India , Ministry of Home Affairs Notification 
No. 11011/ 2 / 74- UTL (i) dated the 20th March, 1974, the Lt. Govermor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased 
to appoint Shri Rajiv Mohan , Additional Public Prosecutor, as Special Public Prosecutor to conduct case Cri . M .C . 

No: 2072/ 2014 arising out of FIR No: 12/ 2013 , under Sections 420 / 175/120B, 465/ 468/ 471 , IPC , P. S . Lahori Gate, Delhi , on 
behalf of the State, in the Hon ble High Court of Delhi. No extra remuneration shall be paid . 


By Order and in the Name of 
the Lt. Governor of the National Capital Territory ofDelhi, 


B. K . TIWARI, Dy. Secy. ( HOME ) 


गृह पुलिस - II (विभाग) 
( कार्यालय उपायुक्त पुलिस , यातायात , मुख्यालय ) 

अधिसूचना 

दिल्ली , 24 जुलाई, 2014 
सं . फा . 20 / 4 / 2003 / गृ . पु.--II/ 5610. - क्योंकि अन्ध विद्यार्थियों और सड़क के समीप स्थित निवासियों की सुविधा 
हेतु अन्ध कन्या विद्यालय से टी पॉईंट डबल स्टोरी बिल्डिंग, न्यू राजेन्द्र नगर तक यातायात के सुगम प्रवाह , और सड़क 
प्रयोगकर्ताओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना आवश्यक है ! 

अत: मैं , आर. के झा , उपायुक्त पुलिस यातायात दिल्ली, दिल्ली में सड़कों व गलियों पर वाहन व अन्य यातायात नियम, 
1980 की धारा 21 जिसके अन्तर्गत मुझे अधिकार प्राप्त है, का प्रयोग करते हुये एतदद्वारा अन्ध कन्या विद्यालय से टी पॉईंट डबल 

स्टोरी बिल्डिंग , न्यू राजेन्द्र नगर (पम्पोश रोड के सामने की तरफ ) की तरफ पर सभी प्रकार के मोटर वाहनों के लिए एक तरफा 
• मार्ग की घोषणा करता हूँ , अगले आदेश तक । 

यह आदेश प्रत्येक दिन 24 घंटे लागू रहेगा । 

सामान्य जनता के सूचनार्थ हेतु इस आदेश को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा तथा समस्त जिला पुलिस 
उपायुक्तों तथा तमाम थानों दिल्ली / नई दिल्ली के सूचना पट्टों पर इसकी एक प्रति चिपकाई जाएगी । 

सबंधित अधिकरण एवम् सड़क रख - रखाव प्राधिकरण जन साधारण के सूचनार्थ एवम् सुविधा हेतु आवश्यक संकेत पट्ट 
प्रतिबंधित संकेत को इंगित करते हुए लगाएंगे । 

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 
मेरे द्वारा इस कार्यालय की मोहर के साथ दिनांक 24- 07 -2014 को जारी किया गया 


आर. के. झा , उपायुक्त पुलिस (यातायात ) 


HOME ( POLICE-II) DEPARTMENT 
( OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE: TRAFFIC : HDQRS ) 

NOTIFICATION 

Delhi, the 24th July , 2014 
: F . No . 20 /4 /2003 /HP -II/5610 . — Whereas, it is necessary to ensure smooth flow of traffic and prevent congestion 
and inconvenience to blind students , residents on the road from Andh Kanya Vidhyalaya to T Point of Double Storey, New 
Rajender Nagar. 

Now, therefore, I, R. K . Jha, Deputy Commissioner of Police, Traffic , Headquarters, Delhi in exercise of the 
powers, conferred upon me under Regulation 21 of the Delhi Control of Vehicular and Other Traffic on Roads and Street 


PART IV ] 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


Regulations, 1980 do hereby declare .the stretch Andh Kanya Vidhyalaya to T Point of Double Storey, New Rajender 
Nagar ( in direction opposite to Pomposh Road ) " One way " for all type of vehicles till further orders . 

This prohibitory order will apply throughout the day i. e. 24 hours of everyday . 

This order shall be published for the information of the general public in the official gazette and by affixing a 
copy on the notice boards of the office of all District Deputy Commissioner of Police and all Police Stations in Delhi/ 
New Delhi. 

The concerned civic road agencies maintaining the roads/areas shall erect the corresponding informatory 
signboards indicating the restrictions in the area for the guidance and convenience of all concerned . 

This order shall come into force with immediate effect. 
Given under my hand and seal of this office on 24-07-2014. 

R . K . JHA , Dy . Commissioner of Police (Traffic ) 


भूमि एवं भवन विभाग 

अधिसूचनाएं 

दिल्ली, 24 जुलाई, 2014 
सं. एफ . 9 (10) / 06 / भू. व. भ . / भू . अ. / 7511. - - जबकि दिल्ली के उपराज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक 
प्रयोजन एवं सार्वजनिक व्यय पर सरकार द्वारा रोड ओवर ब्रिज के निर्माण हेतु भूमि प्राप्त किया जाना है । अतः इसके द्वारा यह 
अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित इलाके में उक्त प्रयोजन के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाना है । 

यह घोषणा भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अधीन सर्वसंबंधित के लिए प्रचालित की जाती है, जिसके लिए 
भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या एफ . 9( 10) / 06 / भूव.भ. / भू.अ. / 15056 दिनांक 
20. 12. 2013 के द्वारा की जा चुकी है । और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबंधों के अधीन दिल्ली के भूमि अधिग्रहण कलेक्टर 
( दक्षिण - पश्चिम) दिल्ली, को उक्त भूमि का अधिग्रहण के लिए आदेश लेने के लिए इसके द्वारा निर्देश दिया जाता है । 

. भूमि के नक्शे का अवलोकन दिल्ली के भूमि अधिग्रहण समाहर्ता ( दक्षिण - पश्चिम), डी. सी. ऑफिस, ओल्ड टैक्स टर्मिनल 
बिल्डिंग, कापसहेडा दिल्ली के कार्यालय में किया जा सकता है । 

विशिष्ट विवरण 
गांव का नाम कुल क्षेत्र (बीघा- बिस्वा - बिस्वांसी ) 

चारदीवारी के क्षेत्र की संख्या 
बिजवासन 00 - 03 - 16 

खसरा नं 222 / 1 
00 - 07 -12 

खसरा नं 223 / 1 
00 - 02 - 00 

खसरा नं 265 / 1 


00 - 13- 08 


LAND AND BUILDING DEPARTMENT 


NOTIFICATIONS 

Delhi, the 24th July, 2014 
No . F . 9 ( 10 )/06 /L & B /LA/ 7511.-— Whereas, the Lt. Governor , Delhi is satisfied that land is required to be taken 
by Government at the public expense for a public purpose namely for construction of Road Over Bridge . It is , hereby, 
notified that the land in the locality described in the specification below is likely to be acquired for the above purpose . 

This declaration is made under the provisions of Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 in respect of the land 
notified u /s 4 of L . A . Act, 1894 vide Notification No . F . 9 ( 10 ) /06 /L & B /LA /15056 dated 20 - 12 - 2013 to all whom it may 
concern . Under the provisions of Section 7 of the said Act, the Land Acquisition Collector ( South - West ), Delhi is hereby 
directed to take orders for the acquisition of the said land . 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV 


A plan of the land may be inspected at the Office of the Land Acquisition Collector (South -West), Old Terminal 
Tax Building , New Delhi. 


SPECIFICATION 


VILLAGE 


FIELD NOs. OF BOUNDRIES 


Bijwasan 


| TOTAL AREA 
( B- B - B ) 
00 - 03 - 16 
00 -07-12 
00 - 02 - 00 


Kh. No . 222/1 
Kh. No. 223/ 1 
Kh. No. 265 /1 


_ . . 


00-13-08 


सं . एफ .9 ( 10) / 06 / भू. व. भ. / भू . अ. / 7512. - भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उप - धारा 1 के द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिल्ली के उपराज्यपाल भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ( दक्षिण - पश्चिम), नई दिल्ली को सहर्ष निर्देश देते हैं 
कि वे उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप - धारा 1 के अधीन इस सूचना के प्रकाशन के 15 दिन की समाप्ति पर ऐसी भूमि पर 
कब्जा कर लें जिसका विशिष्ट विवरण अधिसूचना संख्या सं. एफ . 9 ( 10 ) / 06 / भूव.भ./ भू.अ./ 15056 दिनांक 20. 12.2013 धारा 4 
एवं सं. एफ . 9 ( 10) / 06 / भू.व.भ. / भू. अ. / 7511 दिनांक 24 - 07 - 2014 धारा 6 में दिया हुआ है । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर, 

___ जी . सुधाकर, अतिरिक्त सचिव (भू.व.भ.) 


No. F. 9(10)/ 06/ L & B/ LA/ 7512.----In exercise of the powers conferred by sub section ( 1) of Section 17 of the Land 
Acquisition Act, 1894 , the Lt. Governor, Delhi is pleased to direct the Land Acquisition Collector (South -West), Delhi to 
take possession of land the specification of which is given in this Notification u/ s 4 No. F. 9 (10)/ 06 / L & B/ LA/ 15056 dated 
20-12- 2013 and u/s 6 No. F. 9 (10)/ 06/ L & B/LA/ 7511 dated 24-07-2014 on expiration of 15 days from publication of the 
notice under sub-section ( 1 ) of Section 9 of the said Act. 


By Order and in the Name of the Lt. Governor of Delhi, 


G. SUDHAKAR, Addi. Secy. (L & B ) 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


